रजिस्ट्री सं . 1 . ( ग . एन . )-127 


REGISTERED NO . D . (D .N .) 127 


V 


Patant 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II सण - उप - लप ( 1 ) 
PART T - Section 3 . - Sub - Section ( 1 ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

- - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - 
मई दिल्ली, मंगलवार, मई 9, 1989/ शाख 19, 1911 
NE W DELHI, TUESDAY, MAY 9 , 1989 /VAISAKHA 19 , 1911 


- 


सं . 269] 
No . 269 ] 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वो जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separato Paging is given to this Part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


वित मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर मोर्ड 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 9 मई, 1989 


धन कर 


का . मा . 348 ( म ). -- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर मोर्स , घन कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) की धारा 46 धारा प्रवन शक्ति का प्रयोग करते हुए 
धनकर नियम 1957 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित मियम बनाता है, अर्थात् : -- 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन कर (द्वितीय संशोधन ) नियम , 1989 है । 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. घन कर नियम , 1957 में , - 1 
( 1 ) नियम 19 , 1बस , 1ग, 14 , 15, 14, 15, 2, 21, 2 , 2ग , 24 , 25, 21, 22, 21 और 21 का लोप किया जाएगा और उनके बारे में यह 
___ समझा जाएगा कि उनका इस प्रकार लोप 1 अप्रैल , 1989 को किया गया है । 
( 2 ) ( क ) जहां कहीं "निरीक्षण निदेशक " शरद पाए हैं उनके स्थान पर “ महानिदेशक या निदेशक " शब्द%B 
( स ) जहाँ कहीं " उप-निवेशक निरीक्षण " शम्प पाए हैं उनके स्थान पर " उप निवेशक " शब्द ; 
( ग ) जहां कहीं " सहायक निदेशक निरीक्षण " शब्द भाए हैं उनके स्थान पर “ सहायफ निवेशक " शम्ब ; 

( ब ) जहां कहीं " मायुक्त " शय्य पाया है उसके स्थान पर मुख्य प्रायुक्त या प्रायुक्त " शप ; 
1241GI / 89 


THE GAZETTE OF INDIA . EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 ( ii ) l 


- - 


- -- - - - - - - - -- 


- - - - 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


( 1 ) जहा कही "महापक प्रायुक्त (निरीक्षण ) " शब्द पाए हैं उनके स्थान पर " उपायुक्त " शब्द 
( च ) जहां कहीं महायक प्रायुक्न ( प्रपोल ) शम्द पाए हैं उनके स्थान पर " उपायुक्त ( अपील ) " शम्द ; 
( छ) जहाँ कहीं " धन कर अधिकारी " शब्द पाए हैं उनके स्थान पर (सिवाय नियम 10 के उपनियम ( 12 ) और नियम 10 में ) , "निर्धारण प्रधिकारी " 

शम्द रो जाएंगे और उनके बारे में यह माना जाएगा कि उन्हें इस प्रकार 1 अप्रैल , 1988 को रखा गया है । 


( 3) नियम 5 में , उपनियम ( 2 ) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् : -- 
" ( 2 ) प्रका 1 में की गई किसी प्रमान में प्रमोल ज्ञापन , अनौल के प्राधार और मत्यापन पर उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो पब मालियता 

की विवरणी पर हस्ताक्षर करने के लिए धन कर अधिनियम, 1957 की धारा 150 में उपबंधित के प्रमुसार हस्ताक्षर करने के लिए 
प्राधिकृत है , " ; 


( 4 ) नियम 12 के पश्चात् निम्नलिखित नियम प्रत .स्थापित किया जाएगा और उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसे 1 अप्रैल , 1989 को 

अंतःस्थापित किया गया है, अर्थात् : 


3. धन-कर अधिनियम , 1957 को अनुसूची 3 के अधीन,- - 
( क ) नियम 2 के उपनियम ( 9 ) के अधीन किसी स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी किए जाने वाले किसी कंपनी के कोट किए गए शेयरों या डिबेंचरों के 

प्रमाणपत्र के लिए प्ररूप, प्ररूप 0 - 11 में होगा ; । 
( ख ) नियम 12 के उपनियम ( 5) के अनुमार कंपनी के लेखा परीक्षकों द्वारा किसी विनिधान कंपनी में कोट म किए गए शेयरों के मुल्यांकन के 

प्रमाण पत्र के लिए प्ररूप , प्ररूप 0 - 12 में होगा ; 


( ग ) वह प्रकप जिम में नियम 18 के अनुसार किसो निर्धारिती द्वारा प्राभूषण के मूल्यांकन का कथम फाइल किया जाना है प्ररूप 0 - 8क में होगा । " : 


( 5 ) प्ररूप 0 - 8 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप प्रतःस्थापित किया जाएगा, मर्थात् : - - 


प्ररूप 0 - 8क 


( अनुसूची 3 का नियम 16 देखिए ) 

आभूषण के मूल्यांकन का कथन 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


क्रम सं . 


मद का वर्णन 


कुल भार 


बहुमूल्य धातु का शुद्ध भार 


(1 ) 


( 2) 


( 3 ) 


( 4 ) 


महमल्य या कम कीमत वाले बहमूल्य रस्नों का वर्णन और भार . 


माभूषण को मद का कुल मूल्य 


प्रत्येक बहुमूल्य या कम कीमत वाले बहुमूल्य 
रस्न का मूल्य और ऐसे रत्नों का विनिश्चित 
मूल्य 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


मैं घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही पोर ठीक हैं । 


तारीख 


निर्धारिती के हस्ताक्षर 


स्थान 


टिप्पण : - 1. यदि ऊपर जगह कम हो तो पृषक पन्नों पर म्यौरा देकर उन्हें संलग्न कर दें । 

2. यदि प्राभूषण की मद का मूल्यांकन किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा किया गया है तो ऐसे मूल्यांकक की रिपोर्ट की प्रति मी ससम्म करें । 


[भाग II- - खण्ड 3 (ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 6 ) प्ररूप 0 --10 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किए जाएंगे , अर्थात् : --- 

प्ररूप 0 - 11 
[ अनुसूची 3 का नियम 2 ( 9 ) देखिए ] 

कंपनी के कोट किए गए शेयरों और डिबेंचरों का प्रमाण पत्र 
1. यह प्रमाण पत्र 31 मार्च, 19 · · · · को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि से संबंधित है । 
2. कंपनी का नाम और उसके रजिस्ट्रीकृत . . . . . . . . . कार्यालय का पता । । 
3. लिखत की प्रकृति , या अधिमामी या • • • • • • • • • • • . . . . . . “ साधारण शेयर ! या मोर्ट गिनेचर 

. . . . . . . . साधारण शेयर है या कोई डिबेंचर । . . . . . . . . . . . . , . 
4. स्टाफ एक्सचेंज के कारवार के सामान्य अनुक्रम में वर्ष के दौरान शेयर/डिबेंचर की बाबत कितनी बार 

संव्यवहार किया गया । 
5. संबंधित वर्ष में 31 मार्च को कोट किए गए शेयर /डिबेंचर का मूल्य 
6. यदि शेयर/ डिबेंचर को स्तंभ 5 में उल्लिखित तारीख को कोट नहीं किया गया है तो उस स्तंभ में 
उल्लिम्बित तारीख से ठीक पूर्ध किसी तारीख पर कोट किया गया मूल्य 

1. पक्धारी के हस्ताक्षर मौर उसका माम 

2. कार्यालय का पता 
स्टाक एक्सचेंज की मुद्रा 

प्ररूप 0 - 12 


किमी विनिधान कंपनी के कोट न किए गए साधारण प्रंश के मूल्यांकन से संबंधित लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र 

( अनुसूची 3 का नियम 12 देखिए ) 
* मैं हम ने . . . . . . . . . . . . . .,स्थाई लेखा सं . . . . . . . . . . . . . . . . . के 31 मार्च, 19 . . . . . . को समाप्त होने वाली अवधि के लिए तलन पर 
(निर्धारिती का नाम और पता ) 
की परीक्षा कर ली है जो . . . . . . . . . . . . . . . मुख्यालय / मौर . . . . . . . . . . . . . . . . मात्रा पर रखी गई लेखा बहियों के प्रनम्प है । 

*मैं हमने वे सभी जानकारी मौर स्पष्टीकरण भी प्राप्त कर लिए है जो * मेरी / हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के समसार प्रास्तिों और 
दायित्वों की लेखा परीक्षा और मुल्यांकन के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे । 
( क ) तुलन पन में वशित मास्तियों का मूल्य 

रु० . . . . . . . . . . . . . . 
( ख ) उम मास्ति * * में सुसंगत , धम कर अधिनियम की प्रमुसूची 3 के नियमों को लागू करके प्रास्तियों 

का निकाला गया समायोजित मूल्य 
( ग ) तुलन पत्र में दशित दावियों का मूल्य 

१० . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( घ ) समादत माधारण शेयर पूंजी 

१० . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( क ) ख-ग / प का परिणाम 
( च ) प्रत्येक साधारण शेयर का समावत्त मूल्य 
( छ ) प्रत्येक साधारण शेयर का मूल्य ( + ) 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


हस्ताक्षरित 


स्थान . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


लेखा परीक्षक * * * 
तारीख . 
टिप्पण : 

1. * जो लागू न हो उसे काट दें । 
2. * * किसी ऐसी प्रास्ति का मूल्य , जो अनुसूची में मूल्यांकन के नियमों के अन्तर्गत न माती हो , वह कीमत होगी जो उसे मुल्यांकन की तारीख 

को खुले बाजार में बेधे जाने पर प्राप्त हो । 
3. * * * यह रिपोर्ट कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 224 के अधीन नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा दी जाएगी । 


[ सं . 8358/ फा . सं . 142/ 12/ 89- टी . पी . एल . ] 

के . के . मित्तल, निदेशक ( टी . पी . एल . ) 
टिप्पण : मूल अधिसूचना, धम कर अधिनियम , 1957 को अधिसूचित करते हुए, का . नि . पा . सं . 3384 तारीख 18 मार्च, 1957 को जारी की 

गई थी और वह 1 अप्रैल , 1957 से प्रवृत्त हुई । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II- - SEC . 3 ( ii )] 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue) 
Central Board of Direct Taxes 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 9th May , 1989 

WEALTH - TAX 
S .O . 348 (E ). - In 3x7-cis : of the pow :rs conferred by section 46 of thy Wealth - Tax Act, 1957 (27 of 1957 ), the Central Board of 
Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Weath -tax Rules, 1957 , namely : 

1 . (1 ) These rules may bo called the Wealth -tax (Second Amendment) Rules, 1989. 

(2 ) Thuy shall con into force on th : date of thcir publication in the OfficialGazette . 
2 . In the Wealth -tax Rules, 1957.--- 
(1) rules 1B , 1BB , 1C1D , 18 , 1F . 1G , 2 , 2A ,2B , 2C ,12D , 2E , 27 , 2G , 2H and 21 shall* bc omitted and shall be decmed to 

have been so omitted on the first day of April , 1989 ; 
(il) (a ) for the oxpression " Director of Inspection" whe -eve- It occurs, the expression " Director General or Director " . 

(b) for the expression “ Doputy Director of Inspection " wherever it occurs, the expression “ Deputy Director ; 
(c ) for the expression “ Assistant Director of Inspection " wherever It occurs, the expression " Assistant Director " : 
(d ) for the expression " Commissioner" wherever it occus, the expression " Chief Commissioner oi Commissioner" ; 
(e) for the expression " Inspecting Assistant Commissioner" wherever it occurs, the expression “ Deputy Commissioner" ; 
(f) for th : exp .ession " Appallate Assistant Commissioner" wherever it occurs, the expression “ Deputy Commissioner 

( Appcals ); 
(8 ) for thexpression “ W -alth -tax 0 .3zer " wherever itoccurs (except in sub -rule ( 12 ) ofrule 10 and rul 10A ), the expression 

“ Assessing Officer" 
shall be substituted and shall be deemed to have been so substituted on the first day of April , 1988 ; 
(iil) in rule 5 , for sub -rulo (2 ), the following sub -rule shall be substituted , namely : - 

" ( 2 ) . In any appeal pr- ferred in Form e , thememorandum ofappeal, the grounds ofapocaland the verification shallbe signed 

by th : person who is authorised to sigo the return of net worth as provided in section 15A of the Wealth - Tax Act, 1997." . 
( iv ) after sule 12 , th : following rule shall be inserted and shallbe dcemud to have been so inserted on the first day of April , 1989 , 

namely : 
“ 13. Under the Schedulo III to the Wealth -tax Act, 1957 , – 
(a ) th : form forcertificate of quoted shares fordebentures of a company to bc issued by a stock exchange under sub -rule (9) of 

rule 2 shall bo in Form 0 - 11 ; 
(b ) th > form for certificto of valuation of unquoted shares inan investmentcompany by theauditorsofthe company as per 

sub rulc ( 5) of rule 12 shall be in Form 0 - 12 ; 
(c ) the form in which a statemynt of valuation of jewellery is to be filled by an assessce as per rule 18 shall be in Form 

0 -8A ." ; 


(v ) after Form 0 - 8 , th3 following Form shall be inserted , namely : 

Form 0 - 8 -- A 
(See rule 18 of Schedule III) 

Statement of Valuation of Jewellery 
Sl. Description of item Gross weight Net weight of precious Description and Value of each precious Total value of the 
No , 

meta ) 

weight of precious or or semi- precious stone item of jewellery 
semi- precious stones and decided value of 

such stones 
(1) (2) 
(2 ) 

(3) 
(3 ) 

(4 ) 


(6 ) 


OPTIP . II . 


141 


I böreby daslar that th : information furnished above is true and correct to the best ofmy knowledge and belief, 

Signature of the assessee 
Date 
Place ... ... ... . 
Notes . 

1 . If the space provided above is not sufficiunt, details may be attached on separate sheets . 
2 . If the items of jewellery have been valued by a registered valuor , copy of the report of such valuer may be enclosed . 


[HT 11 -- 


3 (11)] 


भाररा का राषपर मसाधारण 


201 


- 


UNRA 


FIFIII 


I 


. . . 


. . 


. . 


. . 


. 


. 


. . 


. . 


. 


. 


. 


. 


(vi) uftor Form 0 - 10 , the following Forns shall be insertedl, namely : 

Form 0 .11 

(Sce rule 2 (9 ) of schalule III) 

Certificate of quoted sharcs /debenturs of a company 
1 . This certificato rolates to the poi lod of one year ending on the 

31st day of March , 19 ......... 
2 . Namo of the company with address of registered office. 
3 . Naturo of the instrument, whether it is a pref :rence or cquity share 

or a debentura 
4 . Number of occasion , the share /dobunture has boca transacted Jur 

in the year in ordinary course of business of the stock exchange , 
5 . Valve of the share/debenture as quoted on thc 31st day of Muich 

of the year . 
6 . If the share /dcbcnturo is not quoted on the date mentionis in 

column S , to valgo as quoted on a date immediately preceding the 
date mentioned to that column . 

1 . Signature and arme of thc Once bearer . 

2. Official address . 
Soal of the Stock Exchange. 


. . . IEP 


R II 


IIIIIIII . . . 


. 


. . . . . 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 1 


III . 


III . 


. 


. . . . 


. . . . . . . 


. . . . . . 


. . . 

I 


L 


I. . I 


II . 


FORM 0 - 12 
CERTIFICATE OF THE AUDITOR ON VALUATION OF UNQUOTED EQUITY SHARE OF AN INVESTMENT COMPANY 

(See rulo 12 of Schedule II) 
* I /We have cxamined the balance slicet of ... .. ... . . 

. .... ... . ..... ........ . ... .. ... ...Permapcot Account No. .. . ... ... . 
[Nameand address of the assessce ] 

. . . ... ......for the period ca :ling 31st March , 19 ... . .which is in agreement with the books ( f account maintaiqcd at the head 
ofice at . . .. . .. ...... .......@ ad branches ai... 

[/ W : bave obtained all tha information and explanations wbich to the bestof *mlour knowledge and belief ,were necessary 
for the purposes of tho audit and valuation of the assets and liabilities . 
(a ) The value assets shown in the balance sheet is 

Rs. - . - - - - -- - - - - - - - - - - - - - 
(b ) Adjusted value of assets arrived at by applyług the rules of Schedule In 
10 the Wcalib -Tax Act relevant to that Assets*** 

R .S. - 
(C ) Th : value of liabilities shows in the balance shoets 
a ) Tolul paid up equity share cupital 

Rs. -- - - - - . . . - - - 
(e) Theresult of b-c 

Rs. - - ... - - - --- - - - - 


R9. - . - . - . - - - . 


. 


. 


- - - 


, 


- 


- 


- 


Rs. 


- -... 


- - 


- 


- 


. 


. 


. 


. . . 


IIIII 


(f) paid up valu : of cuck equity share 

Rs, . - . . . . . . - - . . - - - 
(8) Value of each equity share (eXI) 
Placc. 
Dalc . .. ....... .... ... ......... 

Signed Auditor (6) * * * 
Notes : 
1 . * D .lcle whichever is not applicuble . 
2 . The valuwº of uny a syet not covered by the rules of valuation in the Schedule shall be the price which it would fetch iſ sold on 

the open market on the valuation date . 
3 . * * * Thi; 1 port has to be given by the auditors appoint I under section 224, of the Companies Act, 1956 . 


[NC, 8358 / F .No. 142/ 12 /89 - TPL ) 

K .K . MITTAL Director (TPL ) 
Note ; - Th : originalnotification , notifying Walth -tax Rules, 1957 were issued by SRO 3384 dated 18 - 10 - 57 and came into force 

from the 1st day of April, 1957. 


7241 01/892 


- - - - 


- 


-- 


- 


- - -- - - - - 
- - - - - - - - 


-- - 


-- 


-- 


-- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


. . . 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - : 


- . - . - - - 
Printed by the Manager, Govt . of India Press, Ring Road, Now Dollij -110064 

and publislied by the Controller of Publications, Delhi-110054 , 1989 


